रजिस्ट्री सं॰ डी एल -33004 /98 


REGD . NO . D . L .- 33004 /98 


भारत का राजपत्र 


सत्यम जयते 


The Gazette of India 


ममन्या 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


TALI 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (ii) , . . 


i ) 


। । 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 7881 
No. 7881 


नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 4 , 1998 / अग्रहायण 13, 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4 , 1998 /AGRAHAYANA 13 , 1920 


. गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर , 1998 
का . आ . 1043 ( अ ). - ~ यतः डायोसिज ऑफ भोपाल, इन्दौर ( म. प्र. ) को दिनांक 19 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. का . आ . 666 ( अ ) 
के क्रम सं. 22 के तहत कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत पूर्व 
अनुमति लेने की श्रेणी में रखा गया था । 

और यतः उक्त संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत जारी उक्त आदेश को रद्द करने हेतु अभ्यावेदन दिया है । 

अतः अब अभ्यावेदन और डायोसिज ऑफ भोपाल, इन्दौर ( म. प्र. ) द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करते हुए उक्त अधिनियम की 
धारा 6( 1 ) के अंतर्गत आरी उक्त अधिसूचना के क्रम सं . 22 पर जारी आदेशों को एतद्वारारद्द किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचना 
से क्रम सं . 22 को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है । 

[ फा. सं. II /21022/30( 412 ) 96 - एफसीआरए -I] ) 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th December, 1998 
. S. O . 1043 (E ). - -Whereas the Diocese of Bhopal, Indore (M .P.) was placed under prior permission category under 
Section 6 (1 ) of the Foreign Contribution ( Regulation) Act, 1976 for acceptance of any foreign contribution vide S1. No. 22 of 
the Notification No . S. 0 666 ( E ) dated 19th September, 1997 . 

And whereas the said association has represented for revocation of the said order issued under Section 6 (1) of the said 
Act. 

. Now , therefore , in consideration of the representation and the remedial action taken by the Diocesc of Bhopal, Indore 
( M . P.) orders issued at Sl No. 22 of the said Notification invoked under Section 6 ( 1 ) of the said Act are hereby revoked and 
consequently the Sl. No. 22 of the said notification stand delcted withimmediate effect. 

[ E. No. 11/ 21022 / 301412 ) 96 - FCRA.II] 

GURCHARAN SINGH, J1. Secy. 


3284 GI/98 


Printed by the Manager, Govt of India frogs, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor ofPublications,Dolhi- 110054 — 1998 


